.. MEENA 


रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3– Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , मई 12, 2003 / वैशाख 22 , 1925 
NEW DELHI, MONDAY , MAY 12 , 2003 /VAISAKHA 22 , 1925 


सं . 435 ] 
No. 435 ] 


___ कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 12 मई , 2003 
का. आ . 538 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 के अधीन बनाए गए उर्वरक 
( नियंत्रण ) आदेश, 1985 की धारा 20 क के अनुसरण में राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स नेशनल 
फर्टिलाइजर लिमिटेड, ए - 11, सैक्टर 24 , नौएडा ( उत्तर प्रदेश ) द्वारा विनिर्माण किए जाने वाले निम्नलिखित अनन्तिम उर्वरकों की बाबत विनिर्देश 
अधिसूचित करती है : 


नीम विलेपित यूरिया 
विनिर्देश 

(i) भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 
( ii ) भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का न्यूनतम प्रतिशत 

45.0 
(iii ) भार के आधार पर ब्यूरेट का अधिकतम प्रतिशत 

1.5 
( iv ) भार के आधार पर बेन्जीन विलेय घटक का न्यूनतम प्रतिशत 

0 . 85 
कण का आकार - सामग्री का 90 प्रतिशत से अन्यून जो 2.8 मि . मि . भा मा छलनी में से छन जाएगा और भार के अनुसार 80 प्रतिशत से अन्यून .. 
1 मि . मी . भा मा छलनी पर रह जाएगा । 

[ फा . सं. 2- 1/2002 उर्व. विधि ] 

सतीश चन्द्र , संयुक्त सचिव 


1338 GI/ 2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec .3(ii)] 


- - 


- 


... 


... . . 


. .- - 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

ORDER 

New Delhi, the 12th May, 2003 
S. O . 538 (E ). - In pursuance of clause 20A of the Fertilizer (Control) Order, 1985, made under Section 3 of the 
Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Government hereby notifies the specifications in respect of 
following provisional fertilizer to be manufactured by M /s. National Fertilizer Limited , A - 11 , Sector 24 NOIDA 
(Uttar Pradesh ) a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette :--- 


Noem Coated Urea 


Specifications : 


(1) Moisture per cent by weight ,maximum 


1 .5 


1 . 5 


(ii) Total nitrogen per cent by weight,minimum 

45 .0 
(ii) Biurct per centby weight,maximum 
( iv ) Benzenc soluble content per cent by weightminimum , 

0.85 
Particle size — not less than 90 per cent of the material shall pass through 2.8 mm IS sieve and not less than 80 per 
cent by weight shall be retained on 1 mm IS sieve . 

[F. No. 2- 1/2002 Fert. Law ] 
SATISH CHANDER , Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


